पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 33 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2021--श्रावण 22, शक 1943 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अखिलेश डहरिया आत्मज श्री जगदीश डहरिया, उम्र 22 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र. 1, 
जरवाय हीरापुर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ यह कि पूर्व में मेरा नाम छोटेलाल डहरिया था जो कि मेरे समस्त शासकीय/ 
अर्द्भशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम अखिलेश डहरिया रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे अखिलेश डहरिया आत्मज श्री जगदीश डहरिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
छोटेलाल डहरिया अखिलेश डहरिया 
पिता-श्री जगदीश डहरिया पिता-श्री जगदीश डहरिया 
निवासी-वार्ड क्र.-1, जरवाय-हीरापुर, रायपुर, निवासी-वार्ड क्र.-1, जरवाय, हीरापुर, रायपुर, 


de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


241 


242 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमल किशोर आत्मज श्री कपूर कुमार, उम्र 32 वर्ष, जाति धुरी, निवासी-ग्राम कोरमी, 
पो. आ. हरदीकला (टोना), तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम कमल किशोर आत्मज कपूर कुमार है, 
किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में कमल किशोर ध्रुव आ. कपूर कुमार ध्रुव दर्ज है, जिसे 
परिवर्तित कर , मैं अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे कमल किशोर आत्मज श्री कपूर कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कमल किशोर ध्रुव कमल किशोर 
पिता-श्री कपूर कुमार ध्रुव पिता-श्री कपूर कुमार 
निवासी-ग्राम-कोरमी, निवासी-ग्राम-कोरमी, 
Ul. आ.-हरदीकला (टोना), पो. आ.-हरदीकला (टोना), 
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मिशिका रत्नानी ध. प. श्री अमित रत्नानी, उम्र 31 वर्ष, निवासी-हाईटेक 
हास्पिटल के पास, जुनवानी रोड, सीएचपीएल, नेहरू नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम सोनम गोवानी 
आत्मजा मोहन लाल गोवानी था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री अमित रत्नानी के साथ संपन्‍न हुआ. पश्चात्‌ 
मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मिशिका रत्नानी रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती मिशिका रत्नानी (Smt. Mishika Ratnani) ध. प. श्री अमित रत्नानी (Shri Amit Ratnani) के नाम से 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सोनम गोवानी श्रीमती मिशिका रत्नानी 
(Sonam Gowani) (Smt. Mishika Ratnani) 
पिता-श्री मोहन लाल गोवानी पति-श्री अमित रत्नानी 
निवासी-हाईटेक हास्पिटल के पास, (W/o-Shri Amit Ratnani) 
जुनवानी रोड, सीएचपीएल, निवासी-हाईटेक हास्पिटल के पास, 
नेहरू नगर, भिलाई, जुनवानी रोड, सीएचपीएल, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) नेहरू नगर, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021 243 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सफीना बेगम ध. प. श्री युसुफ खान, उम्र 35 वर्ष, निवासी-वार्ड नम्बर 25, रेल नगर, FM. 
नं. 98/सी के सामने, जोन 1, चरोदा, भिलाई, तहसील Tes, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम सफीना बेगम है जो कि मेरे 
समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों के दस्तावेजों व मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों में अनिता फर्नाडिस दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे सफीना बेगम ध. प. श्री युसुफ खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अनिता फर्नाडिस सफीना बेगम 
पति- श्री युसुफ खान पति- श्री युसुफ खान 


निवासी-वार्ड नम्बर-25, रेल नगर, 
Fal. नं. 98/सी के सामने, 
जोन-1, चरोदा, भिलाई, 
तहसील-पाटन, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


निवासी-वार्ड नम्बर-25, रेल नगर, 
aa. नं. 98/सी के सामने, 
जोन-1, चरोदा, भिलाई, 
तहसील-पाटन, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Dinesh Chandra Shande आत्मज Shri Bhukhan Ram Shande, उम्र 58 वर्ष, 
निवासी-क्वा. नं. 4/बी, सड़क 23, सेक्टर 11, जोन 1, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे समस्त शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों, आधार कार्ड में मेरे पिता का वास्तविक नाम Bhukhan Ram Shande, दर्ज है, किन्तु मेरे पेन कार्ड F Bhukhan 
Lal Shanda दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Dinesh Chandra Shande आत्मज Shri Bhukhan Ram Shande के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 


किया जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
Dinesh Chandra Shande Dinesh Chandra Shande 
पिता- Shri Bhukhan Lal Shanda पिता- Shri Bhukhan Ram Shande 
निवासी-क्वा. नं.-4/बी, निवासी-क्वा. नं.- 4/बी, 
सड़क-23, सेक्टर-11, सड़क-23, सेक्टर-11, 
जोन -1, खुर्सीपार, भिलाई, जोन-1, Gator, fers, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. 71.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


244 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021 


[ भाग 3 (1) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रेवती वर्मा ध. प. श्री राजेंद्र कुमार वर्मा, उम्र 42 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-ग्राम- 
बरतोरी 2, वार्ड क्र. 9, पो. पथरी, थाना धरसींवा, तहसील तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती रेवती 
वर्मा है जो कि मेरे आधार कार्ड व अन्य शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे नाम की बीमा पॉलिसी में मेरा घरेलू 
नाम दुरपति वर्मा दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती रेवती वर्मा ध. प. श्री राजेंद्र कुमार वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दुरपति वर्मा श्रीमती रेवती वर्मा 
पति-श्री राजेंद्र कुमार वर्मा पति-श्री राजेंद्र कुमार वर्मा 
निवासी-ग्राम-बरतोरी 2, निवासी-ग्राम-बरतोरी 2, 
वार्ड क्र.-9, पो.-पथरी, वार्ड क्र.-9, पो.-पथरी, 
थाना-धरसी वा, थाना-धरसींवा, 
तहसील-तिल्दा-नेवरा, तहसील-तिल्दा-नेवरा, 
जिला-रायपुर (छ. ग.) 


जिला-रायपुर (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ऋषिकेश्वर राज सिंह आत्मज श्री नेतराम उइके, उम्र 36 वर्ष, निवासी-ग्राम बोरतरा, 


तहसील गुरूर, जिला बालोद (छ. ग.) वर्तमान निवासी-सिंचाई कॉलोनी, श्यामपुर मकान नं.-एफ-1, वार्ड नं.-1, छुईखदान, थाना व तहसील 
छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम ऋषि कुमार Bech था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व शासकीय 


अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम ऋषिकेश्वर राज सिंह रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे ऋषिकेश्वर राज सिंह (Rishikeshwar Raj Singh) आत्मज श्री नेतराम Beh के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


ऋषि कुमार Ssh 
(Rishi Kumar Uike) 
पिता-श्री नेतराम Seah 
निवासी-ग्राम-बोरतरा, 
तहसील-गुरूर, 
जिला-बालोद (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-सिंचाई कॉलोनी, 
श्यामपुर, मकान नं.-एफ-1, 
वार्ड नं.-1, छुईखदान, 
थाना व तहसील-छुईखदान, 
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


नया नाम 


ऋषिकेश्वर राज सिंह 
(Rishikeshwar Raj Singh) 
पिता-श्री नेतराम Seah 
निवासी-ग्राम-बोरतरा, 
तहसील-गुरूर, 
जिला-बालोद (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-सिंचाई कॉलोनी, 
श्यामपुर, मकान नं.-एफ-1, 
वार्ड नं.-1, छुईखदान, 
थाना व तहसील-छुईखदान, 
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021 245 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रमोद कुमार आत्मज श्री नारायण प्रसाद, उम्र 33 वर्ष, जाति धुरी, निवासी-किसानपारा, 
चॉटीडीह, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम प्रमोद कुमार आ. नारायण प्रसाद है, किन्तु मेरे 
समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों में प्रमोद कुमार ध्रुव आ. श्री नारायण प्रसाद ध्रुव दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर 
अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे प्रमोद कुमार आत्मज श्री नारायण प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
प्रमोद कुमार ध्रुव प्रमोद कुमार 
पिता-श्री नारायण प्रसाद ध्रुव पिता-श्री नारायण प्रसाद 
निवासी-किसानपारा, निवासी-किसानपारा, 
चॉटीडीह-बिलासपुर, चॉटीडीह, बिलासपुर, 
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोपाल धुरी आत्मज श्री रामनाथ धुरी, उम्र 37 वर्ष, जाति धुरी निवासी-ग्राम दोमुहानी 
बूटापारा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं एन.टी.पी.सी. सीपत में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम 
गोपाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम के साथ उपनाम “धुरी” जोड़कर नया नाम गोपाल धुरी रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे 
समस्त शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे गोपाल धुरी आत्मज श्री रामनाथ धुरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
गोपाल गोपाल धुरी 
पिता- श्री रामनाथ पिता- श्री रामनाथ धुरी 
निवासी-ग्राम दोमुहानी बूटापारा, निवासी-ग्राम दोमुहानी बूटापारा, 


तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


246 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय कुमार खरे आत्मज श्री दामोदर प्रसाद खरे, उम्र 22 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-3/ 
बी, डी-पॉकेट, मरोदा मेंटनेस ऑफिस के पास, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम अजय 
कुमार खरे है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड व मेरे समस्त अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों 
व मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड में अजय कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे अजय कुमार खरे आत्मज श्री दामोदर प्रसाद खरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अजय कुमार अजय कुमार खरे 
पिता-श्री दामोदर प्रसाद खरे पिता-श्री दामोदर प्रसाद खरे 
निवासी-क्वा. नं.-3/बी, डी-पॉकेट, निवासी-क्वा. नं.-3/बी, डी-पॉकेट, 
मरोदा मेंटनेस ऑफिस के पास, मरोदा मेंटनेस ऑफिस के पास, 
मरोदा सेक्टर, भिलाई, मरोदा सेक्टर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार आत्मज श्री तुलाराम धुरी, उम्र 34 वर्ष, जाति धुरी, निवासी-वार्ड नं. 14, 
हनुमान मंदिर के पास, गंगा नगर, फेस 2, मंगला, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम राजेश 
कुमार आ. तुलाराम धुरी है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों वशासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में राजेश कुमार भ्रुव आ. तुलाराम Ya 
दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे राजेश कुमार आत्मज श्री तुलाराम धुरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
राजेश कुमार ध्रुव राजेश कुमार 
पिता-श्री तुलाराम ध्रुव पिता-श्री तुलाराम धुरी 
निवासी-वार्ड नं.-14, निवासी-वार्ड नं.-14, 
हनुमान मंदिर के पास, हनुमान मंदिर के पास, 
गंगा नगर, फेस-2, गंगा नगर, फेस-2, 
मंगला, बिलासपुर, मंगला, बिलासपुर, 


तह.व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) तह.व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021 247 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला-बालोद छ. ग. 


बालोद , दिनांक 30 जुलाई 2021 
राजस्व प्रकरण क्रमांक/202107241000020/ब-113 (1)/2020-21 


प्रारूप urd 
[ देखे नियम 5 (1) ] 


[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छ. ग.लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का 
उपनियम (1) देखिये ] 


क्रमांक/ 1194 /प्र.-2/अ. वि. अ./रा./2021.--क्‍्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्याय 
अधिनियम 1951 (1959 का 30) की धारा (2) की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है. 


अतः मैं श्री राम सिंह ठाकुर बालोद जिला बालोद का लोक a का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20-08-2021 को उक्त 
अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करती है. 


अतः WAGER सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई ATH या कार्यकारी ATI या उसमें हित रखने वाले और 
किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में 
लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपर्युक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना 
चाहिए. उपयुक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा. 


अनुसूची 
(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


1. लोक न्यास का नाम व पता. :;- प्रबंधक cet श्री सुल्तानमल सजनाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट उमरादाह 
तहसील बालोद जिला बालोद छ. ग. 


2. चल संपत्ति - ट्रस्ट के फंड में 500000/- 


3. अचल संपत्ति = श्रीमती पुष्पा जैन पति श्री मूलचंद जैन निवासी मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई तहसील 
व जिला दुर्ग छ. ग. के नाम पर ग्राम उमरादाह प.ह.नं. 18 तहसील व जिला बालोद में 
खसरा नंबर 81,115 रकबा 0.42, 0.48 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.90 कृषि भूमि 
स्वामित्व हक में दर्ज है. 


राम सिंह ठाकुर 
asta. 


248 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021 [ भाग 3 (1) 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायगढ़ 
कलेक्टर परिसर चक्रधरनगर जिला-रायगढ़ (छ. ग.) 


रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2021 
छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक/परिसमापन/2021/390.--वस्तुत : आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. Ta पं. क्र. 669 दिनांक 10-07-1989 विकास 
खण्ड खरसिया जिला रायगढ़ (छ. ग. ) को कार्यालयीन/आदेश क्र./परि./2016-17/637 दिनांक 29-06-2016 संशोधित आदेश क्र./परिसमापन/ 
2019-20/1821 दिनांक 21-11-2019 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत 
श्री एम. एल. अनंत सहकारिता विस्तार अधिकारी खरसिया को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण 
कार्यवाही GI करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतएव मैं सुरेन्द्र कुमार गोंड़ प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र./15- 
23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते 
हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत वस्तुत: आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. TER पं. क्र. 669 दिनांक 10- 
07-1989 विकास खण्ड खरसिया जिला रायगढ़ (छ. 7.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 22-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2021 
छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1) के अंतर्गत 


क्रमांक/परिसमापन/2021/391.--ग्राम पंचायत स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. खेदापाली पं. क्र. 1023 दिनांक 
23-12-1999 विकास खण्ड धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.) को कार्यालयीन/आदेश क्र./परि./2015-16/1183 दिनांक 02-09-2015 
संशोधित आदेश क्र./परिसमापन/2019-20/1821 दिनांक 21-11-2019 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 
1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी धरमजयगढ़ को परिसमापक नियुक्त किया गया है. 
परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्‍न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएवं परिसमापक की कार्यवाही से मैं 
निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतएव मैं सुरेन्द्र कुमार गोंड़ प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र./15- 
23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते 
हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत वस्तुतः ग्राम पंचायत स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. 
खेदापाली पं. क्र. 1023 दिनांक 23-12-1999 विकास खण्ड धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग. ) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम 
निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 22-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2021 
छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1) के अंतर्गत 


क्रमांक/परिसमापन/2021/392.--ईट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. गेरसा पं. क्र. 943 दिनांक 18-11-1996 विकास खण्ड धरमजयगढ़ 
जिला रायगढ़ (छ. ग.) को कार्यालयीन/आदेश क्र./परि./2011-12/47 दिनांक 16-01-2012 संशोधित आदेश क्र./परिसमापन/2019-20/1821 
दिनांक 21-11-2019 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. एस. आर. 
भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी धरमजयगढ़ को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न 
करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना उचित होगा. 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021 249 


अतएव मैं सुरेन्द्र कुमार गोंड़ प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र./15- 
23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते 
हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत वस्तुतः Se भट्ठा सहकारी समिति मर्या. गेरसा पं. क्र. 943 दिनांक 18-11- 
1996 विकास खण्ड धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 22-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2021 
छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक/परिसमापन/2021/393.--दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सुलोनी पं. क्र. 875 दिनांक 18-04-1994 विकास खण्ड 
पुसौर जिला रायगढ़ (छ. ग. ) को कार्यालयीन/आदेश क्र./परि./2015-16/1176 दिनांक 02-09-2015 संशोधित आदेश क्र./परिसमापन/2019- 
20/1821 दिनांक 21-11-2019 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती 
रश्मि लाल सहकारिता विस्तार अधिकारी पुसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्‍न 
करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना उचित होगा. 


अतएव मैं सुरेन्द्र HARMS प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र./15- 
23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते 
हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत वस्तुतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति Hal. सुलोनी पं. क्र. 875 दिनांक 18- 
04-1994 विकास खण्ड पुसौर जिला रायगढ़ (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 22-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2021 
छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1) के अंतर्गत 


क्रमांक/परिसमापन/2021/394.--दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. तिलगी पं. क्र. 912 दिनांक 28-07-1997 विकास खण्ड 
पुसौर जिला रायगढ़ (छ. ग. ) को कार्यालयीन/आदेश क्र./परि./2015-16/1169 दिनांक 02-09-2015 संशोधित आदेश क्र./परिसमापन/2019- 
20/1821 दिनांक 21-11-2019 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती 
रश्मि लाल सहकारिता विस्तार अधिकारी Gar को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न 
करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया 
जाना उचित होगा. 


अतएव मैं सुरेन्द्र कुमार गोंड़ प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र./15- 
23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते 
हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत वस्तुतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. तिलगी पं. क्र. 912 दिनांक 28- 
07-1997 विकास खण्ड पुसौर जिला रायगढ़ (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 22-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2021 
छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1) के अंतर्गत 


क्रमांक/परिसमापन/2021/395.--आदर्श मुर्गी पालल सहकारी समिति मर्या. रायगढ़ पं. क्र. 1074 दिनांक 20-06-2006 विकास 
खण्ड रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.) को कार्यालयीन/आदेश क्र./परि./2012-13/465 दिनांक 20-03-2013 संशोधित आदेश क्र./परिसमापन/ 
2019-20/1821 दिनांक 21-11-2019 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत 
श्रीमती राजश्री उपाध्याय सहकारिता विस्तार अधिकारी रायगढ़ को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण 
कार्यवाही संपन्‍न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


250 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021 [ भाग 3 (1) 


अतएव मैं सुरेन्द्र कुमार गोंड़ प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र./15- 
23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते 
हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत वस्तुतः आदर्श मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्या. रायगढ़ पं. क्र. 1074 दिनांक 
20-06-2006 विकास खण्ड रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी HANS) समाप्त करता 
हूं 


यह आदेश आज दिनांक 22-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


सुरेन्द्र कुमार गोंड 
प्र. उप पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021. 


